निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 वैशाख 1933 ( श ) 
पटना, बुधवार , 4 मई 2011 


( सं० पटना 177 ) 


संसदीय कार्य विभाग 


- - - - - - - 


अधिसूचनाएं 

3 फरवरी 2011 
सं0 सं0का0 - 1 / वि0मं0( सत्र ) 01 - 02 / 2011 - 234 — बिहार - राज्यपाल का दिनांक 01 फरवरी 2011 का 
निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है : 

" भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, मैं , देबानन्द कुँवर, बिहार का राज्यपाल , इसके द्वारा बिहार विधान - सभा को दिनांक 
22 फरवरी, 2011 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में बिहार विधान - सभा वेश्म , पटना में अधिवेशित होने 
के लिए आहूत करता हूँ । 


कैम्प - नई दिल्ली 

पटना, 
दिनांक - 1 फरवरी , 2011 


देवानन्द कुँवर 
राज्यपाल , बिहार । " 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

नवनीत रंजन तिवारी , 
विशेष कार्य पदाधिकारी - सह - उप - सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 मई 2011 

3 फरवरी 2011 
सं0 सं0का0 -1 / वि0मं0( सत्र) 01 - 02 / 2011- 235 / अधिसूचना संख्या 234 दिनांक 03 फरवरी 2011 का 
अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय 
संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

नवनीत रंजन तिवारी, 

विशेष कार्य पदाधिकारी - सह - उप - सचिव । 

The 3rd February 2011 
No. P. A.- 1/ V. M.(sess.)01- 02/ 2011 - 234 _ The Following order of the 
Governor of Bihar dated the 1st February , 2011 is hereby published for general 
information : 

_ “In exercise of the powers under Clause (1 ) of Article 174 of 
the Constitution of India, I, Devanand Konwar, Governor of Bihar, 
hereby summon the Bihar Legislative Assembly to meet at 11.00 
A .M on the 22nd February , 2011 in the Assembly Chamber, Patna . 


Camp – New Delhi 

Patna , 


DEVANAND KONWAR 
Governor of Bihar." 


Dated - 1st. February , 2011. 


By order of the Governor of Bihar, 
NAVNEET RANJAN TIWARI, 
OSD - cum - Dy . Secretary to Govt. 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 मई 2011 


भारत के संविधान के अधीन गठित पंचदश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम 


फरवरी - मार्च 2011 


मंगलवार , दिनांक 22 फरवरी, 2011 


1. शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण (यदि हो ) । 

भारत के संविधान के अनुच्छेद - 176 (1 ) के अधीन 
11. 30 बजे पूर्वाह्न बिहार विधान - सभा वेश्म में 
बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के 
सह - समवेत बैठक में महामहिम राज्यपाल का 
अभिभाषण । 
बिहार विधान मंडल के सत्र में नहीं रहने की 
अवधि में महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित 
अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियों का सदन पटल 

पर रखा जाना ( यदि हो ) । 
4 . शोक प्रकाश ( यदि हो ) । 


बुधवार, दिनांक 23 फरवरी , 2011 


1. आर्थिक सर्वेक्षण का प्रस्तुतीकरण । 
2. महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद - विवाद । 


बृहस्पतिवार , दिनांक 24 फरवरी, 2011 


महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद - विवाद 
एवं सरकार का उत्तर । 


शुक्रवार , दिनांक 25 फरवरी, 2011 


वित्तीय वर्ष 2011 - 2012 के लिए आय – व्ययक का 
उपस्थापन । 


शनिवार, दिनांक 26 फरवरी, 2011 
रविवार, दिनांक 27 फरवरी, 2011 


बैठक नहीं होगी । 


सोमवार , दिनांक 28 फरवरी, 2011 
मंगलवार, दिनांक 01 मार्च, 2011 


वित्तीय वर्ष 2011 - 12 के आय - व्ययक पर सामान्य 
विमर्श । 


बुधवार, दिनांक 02 मार्च, 2011 


बैठक नहीं होगी ( महाशिवरात्रि) । 


बृहस्पतिवार, दिनांक 03 मार्च, 2011 
शुक्रवार, दिनांक 04 मार्च, 2011 


वित्तीय वर्ष 2011 - 12 के आय - व्ययक के अनुदानों 
की मांगों पर वाद - विवाद तथा मतदान । 


शनिवार, दिनांक 5 मार्च, 2011 
रविवार, दिनांक 6 मार्च, 2011 


बैठक नहीं होगी । 


सोमवार, दिनांक 7 मार्च, 2011 
मंगलवार, दिनांक 8 मार्च, 2011 
बुधवार , दिनांक 9 मार्च, 2011 
वृहस्पतिवार , दिनांक 10 मार्च, 2011 
शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2011 


वित्तीय वर्ष 2011 - 12 के आय - व्ययक के अनुदानों 
की मांगों पर वाद - विवाद तथा मतदान । 


शनिवार , दिनांक 12 मार्च, 2011 
रविवार, दिनांक 13 मार्च, 2011 


बैठक नहीं होगी । 


सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2011 


1. वित्तीय वर्ष 2010 - 11 के आय -व्ययक से संबंधित 

तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन । 
वित्तीय वर्ष 2011 - 12 के आय - व्ययक के अनुदानों 
की मांगों पर वाद -विवाद तथा मतदान । 


बिहार गजट ( असाधारण), 4 मई 2011 


मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2011 
बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 2011 
वृहस्पतिवार, दिनांक 17 मार्च, 2011 


वित्तीय वर्ष 2011 - 12 के आय -व्ययक के अनुदानों 
की मांगों पर वाद - विवाद तथा मतदान । 


शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 2011 


वित्तीय वर्ष 2010 - 11 की तृतीय अनुपूरक 
व्यय विवरणी पर सामान्य वाद - विवाद एवं तत्संबंधी 
विनियोग विधेयक । 


शनिवार, दिनांक 19 मार्च, 2011 
रविवार, दिनांक 20 मार्च, 2011 


बैठक नहीं होगी । ( होली पर्व ) 


सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2011 


वित्तीय वर्ष 2011 - 12 के आय - व्ययक के अनुदानों 
की मांगों पर वाद - विवाद तथा मतदान । 


मंगलवार, दिनांक 22 मार्च, 2011 


बैठक नहीं होगी (बिहार दिवस) । 


बुधवार, दिनांक 23 मार्च, 2011 


वित्तीय वर्ष 2011 - 12 के आय - व्ययक के अनुदानों 
की मांगों पर वाद - विवाद तथा मतदान । 


वृहस्पतिवार , दिनांक 24 मार्च, 2011 


वित्तीय वर्ष 2011 - 12 के आय –व्ययक से संबंधित विनियोग 
विधेयक पर वाद - विवाद एवं सरकार का उत्तर । 


शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च, 2011 


गैर सरकारी सदस्यों के कार्य ( गैर सरकारी संकल्प) । 


शनिवार, दिनांक 26 मार्च, 2011 
रविवार, दिनांक 27 मार्च, 2011 


बैठक नहीं होगी । 


सोमवार, दिनांक 28 मार्च, 2011 
मंगलवार , दिनांक 29 मार्च, 2011 


राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य । 


बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 2011 


गैर सरकारी सदस्यों के कार्य ( गैर सरकारी संकल्प) । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 177 - 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


